.. 


- 


. 


- 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 281 


19 वैशाख , 1938 ( श० ) 
राँची, मंगलवार , 

9 मई , 2017 (ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
16 मार्च, 2017 


. 


संख्या -11 / क०च०आ०- 16- 07/ 2011 3153 --विभागीय अधिसूचना सं०- 11 / क०च०आ० 
16- 07 /2011 का० - 2062 , दिनांक 8 मार्च, 2017 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी 
चयन आयोग परीक्षा ( इंटरमीडिएट / 10 +2 स्तर एवं कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में 
हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु ) संचालन नियमावली 2017 के अनुसूची-1 के 
क्रमांक -6 के रूप में निम्नांकित अंश को शामिल करते हुए प्रतिस्थापित किये जाने का 
निर्णय लिया गया है । 


क्र० सं० 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 9 मई, 2017 
विभाग का नाम 

पद का नाम शैक्षणिक योग्यता ( सरकार 

द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान 
से प्राप्त करना अनिवार्य ) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण निम्नवर्गीय लिपिक इंटरमीडिएट / 10 + 2 उत्तीर्ण तथा 
एवं उपभोक्त मामले (जिला उपभोक्ता विवाद हिन्दी टाईपिंग में यथा सरकार 
विभाग | निवारण फोरम ) द्वारा समय- समय पर 

निर्धारित न्यूनतम गति । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


निधि खरे , 
सरकार के प्रधान सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 281 -- 50 


